रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 , 


- 


· सत्यमव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
· EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 18 , 2008 /माघ 29 , 1929 
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18 , 2008/MAGHA 29, 1929 


- 


IPATH 


सं. 731 
No. 73] 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 
( ग्रामीण विकास विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली,11 फरवरी, 2008 
सा. का. नि . 93 ( अ ). - भारत सरकार के दिनांक 28 सितम्बर , 
2007 की अधिसूचना सं. का. आ . 1684 ( अ ) के क्रम में ग्रामीण 
विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 
( 2005 का 42 ) की धारा 2 की उप - धारा ( ओ) के साथ पठित धारा 
1 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल , 
2008 की तारीख , जिस दिन उपर्युक्त अधिनियम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों । 
में विभिन्न क्षेत्रों में लागू होगा , जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची 
में दर्शाया गया है , नियत करते हुए इसे जारी किया । नीचे दी गई । 
अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र भी शामिल किए जा सकते हैं : - . 

अनुसूची 
. राज्य 

राज्यों (जिलों ) में क्षेत्र 
(1 ) 
गुजरात 

1 . तापी 
अरूणाचल प्रदेश 

1. अंजाव 
[ फा. सं. 28012/10/2005 - एनआरईजीए ] 

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
(DepartmentofRural Development) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th February, 2008 
G . S. R . 93 ( E). -- In continuation of Notification 
No . S .O . 1684 (E ) dated 28th September, 2007 of the 
Government of India ,Ministry of RuralDevelopment issued 
in exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of 
Section 1 read with sub -section ( o ) of Section 2 of the 
National Rural Employment Guarantee Act , 2005 (42 of 
2005 ), appointing the 1st day of April, 2008 as the date on 
which the said Act shall come into force in the different 
areas in the States /Union Territories as indicated in the 
Schedule to the said notification , the areas as specified in 
the schedule given below may also be included :-- 

SCHEDULE 


States 


Areas in the States 
( Districts) 


( 2 ) 


Gujarat 
Arunachal Pradesh 


1. Tapi 

1. Anjaw 
[F. No . 28012/10/ 2005- NREGA] 
· AMITA SHARMA, Jt. Secy. 


582 GI/ 2008 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054, 


